निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


23 फाल्गुन 1933 ( श ) 
पटना, मंगलवार , 13 मार्च 2012 


( सं० पटना 79 ) 


वित्त विभाग 


- - - - - - - - - 


अधिसूचना 

13 मार्च 2012 
सं0 1 / स्था०(विविध )- 20 / 11 - 2700 /वि0 - श्री ओम प्रकाश झा , उप - सचिव - सह - बजट पदाधिकारी 
( पे बैन्ड - 15 , 600- 39, 100 + ग्रेड पे - 7400 ) वित्त विभाग को वाणिज्य कर विभाग की अधिसूचना 
संख्या 5261 , दिनांक 22. 1 2. 01 1 द्वारा वाणिज्य - कर संयुक्त आयुक्त (पे बैन्ड - 37, 400 - 67 , 000 + 
ग्रेड पे -8700 ) में अधिसूचना निर्गमन की तिथि से प्रोन्नति दी गयी है । 

अतएव श्री झा को उनके योगदान की तिथि 22.1 2.011 ( अपराह्न) से अगले आदेश तक के 
लिए वित्त विभाग में संयुक्त सचिव - सह - बजट पदाधिकारी (पे बैन्ड - 37, 400 - 67 , 000 + ग्रेड पे - 8700 ) 
के उत्क्रमित पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

शशि भूषण पाठक , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 79-571+ 10-डी0टी0पी0। 

Website : http ://egazette .bih .nic.in 


